रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 31 , 2019 / माघ 11 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 31 , 2019 /MAGHA 11, 1940 


सं . 456 ] 
No. 456 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जनवरी, 2019 
का . आ . 569( अ). — केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ ., जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii ) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH218 के कि . मी . 15.06 से कि . मी . 16.57 (स्पेशल लैंड 
एक्वीजीशन कार्यालय , राष्ट्रीय राजमार्गों, मिनी विधान सौध ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 17 -07- 2018 " को 
" सम्यक्त्व कर्णकट कन्नड़" और तारीख 18- 07 - 2018 " इंडियन एक्सप्रेस " और रणरंगा कन्नड़ दैनिक स्थानीय पेपर " दोनों में 
प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


664 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH218 के कि . मी . 15.06 से कि . मी .16.57 (स्पेशल लैंड एक्वीजीशन कार्यालय , राष्ट्रीय 

राजमार्गों, मिनी विधान सौधा ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : कर्नाटक 

जिले का नाम: विजयपुरा 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल | 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: विजयपुरा 


गांव का नाम : होनगनहल्ली 


उदंडप्पा s/ o भीमप्पा शैलीकेरी ( 178 ) 


178 


निजी 


ड्राई 


0 . 438353 


अर्जुनप्पा s /o चन्द्रमप्पा पुजारी, नागप्पा s/ o 
चन्द्रमप्पा पुजारी (179/1,179/ 2 ) 


| 179 


निजी 


0.451483 


अर्जुन s/o हणमंता मदर , शिदराम s/o 
हणमंता मदर, शिवपुत्र s/ o हणमंता मदर , 

चन्द्रम s/ o हणमंता मदर (180 / १ , 180 / 2 , 
| 180 / 3, 180 /4 ) 


| 180 


निजी 


ड्राई 


0 . 517416 


4 


|| 181 


निजी 


शिवपुत्र s/o हणमंता मादर, इरप्पा s/o 
रूपसिंग नायक , सोमनिन्ग s/ o हणमंता मदर 
( 181/ १, 181/ 2, 181/ 3 ) 


ड्राई 


0 . 285703 


श्रीकांत s/o राजू हजेरी , जगनाथ s/o 
भलाराम हजेरी ( 203/ १अ, 203/1B ) 


203 


निजी 


ड्राई 


|| 0 . 121653 


सुलोचना w/o मल्लिकार्जुन दिननि ( 204 ) 


204 


| निजी 


0. 270611 


बसवराज s/o गुरप्पा हितनाली 


7 


205 


||निजी 


ड्राई 


0 .168091 


206 


||निजी 


ड्राई 


0 .044258 


श्रीकांत . शोभा , नागम्मा s/o राजप्पा हजेरी 
श्रीदेवी w/o जगनाथ हजेरी शांतभाई w/ o 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राजप्पा हजेरी ( 206 ) 


वीणा w/ o रेवन्नसिद्दप्पा सरशेट्टी ( 210 ) 


9 


210 


निजी 


0 .128587 


शुभासगोड़ा s/ o शिवगौडा बिरादर ( 211/ 2 ) 


10 || 211 


निजी 


ड्राई 


0 . 102395 


| 11 


214 


निजी 


महबूबा पाशा s/ o रहिमनसा जहागिरदार 
प्यूपा शैली , चन्दापाषा s/o रहिमनसा 
|| जहागिरदार पुंपशीली, शंकरगौड़ा s /o 
बलवंतगौडा पाटिल ( 214/1, 214/ 2 ) 


निजी 


ड्राई 


0.1238801 


0 .1238801 


बबुगौड़ा s/o भीमनगौड़ा बागली , मुस्ताक 
अहमद s/o महबूबा सब बेकिनल 
बेकिनलकार , ज़ैनबारूक्षाना w/o अमानुल्ला 
इनामदार ( 215/1,215/2,215/3 ) 


निजी 


ड्राई 


0 . 656972 


भीमव्वा d/ o रुद्रगौड़ा बागली ( 216/1 ) 


निजी 


ड्राई 


0 . 692581 


कार्यनिर्वाहक अभियंतताररू कर्नाटक नगर 
नीरू सरभराजु मटू ओलाचरणदि मंडली 
बीजापुर आसिफ हुसैन H.ग ( 217 ) 


14217 


निजी 


ड्राई 


0. 087166 


4. 0891 


[ फा . सं . 12037/ 1/ 2017-KNT (P- 6)/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 31th January, 2019 
S . O . 569( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub -section 
( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH218 on the stretch of land from Km 15 . 06 to 
Km 16 .57 (Special Land Aquisition Office , National Highways , Mini Vidhan Soudha Dharwad ) in the district of Bijapur 
in the state of KARNATAKA . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Samyuktha Karnataka Kannada 
News Dated 17- 07- 2018 ” , “Indian Express Dated 18 - 07 - 2018 " and " Ranaranga Kannada Daily Local Paper Dated 
18 -07 - 2018” under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and same have been considered and dis allowed by the competent 
authority . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH218 in the stretch of land 
from NH218 (Special Land Aquisition Office , National Highways ,Mini Vidhan Soudha Dharwad ) 

in the district of Bijapur in the State of KARNATAKA 


State : KARNATAKA 


District : Vijayapura 
Type of Land Nature of Land 


Sr . 
No. 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / 

Interested Person 
Part Survey No. 


5 


Taluk : Vijayapura 
Village : Honaganahalli 


Private 


0 .438353 


Private 


0.451483 


Udandappa S /O Bhimappa Shellikeri 
(178 ) 
Arjunappa S /O Chandramappa Pujari , 
Nagappa S /O Chandramappa Pujari 
(179 /1 ,179 /2 ) 
Arjun S /O Hanamanta Madar , Shidram 
S / O Hanamanta Madar, Shivaputra S / O 
Hanamanta Madar, Chandram S /O 
Hanamanta Madar (180 /1 , 180 /2 , 180 /3 , 
180 / 4 ) 


3 


180 


Private 


dry 


0 .517416 


| 181 


Private 


| dry 


0 .285703 


203 


Private 


||0.121653 


204 


Private 


dry 


0 .270611 
0 . 168091 


205 


Private 


206 


Private 


0.044258 


Shivaputra S / O Hanamanta Maadar , 
Erappa S / O Roopasing Nayak , 
Somaning S / O Hanamanta Madar 
|( 181/ 1, 181/ 2 , 181/ 3 ) 
Shrikant S /O Raju Hajeri ,Jaganath S /O 
Bhalaram Hajeri ( 203 /1A , 203 /1B ) 
Sulachana W /O Mallikarjun Dinni (204) 
Basavaraj S /O Gurappa Hitnalli (205 ) 
Shrikant .Shobha , Nagamma S / O 
Rajappa Shridevi W / O Jaganath Hajeri 
Shantabhai W /O Rajappa Hajeri (206 ) 
Veena W / O Revannasiddappa Sarshetti 
(210 ) 
Shubhasgouda S /O Shivangouda Biradar 
(211/2 ) 
Mahibooba Pasha S / O Rahimnasa 
Jahagirdhar, Chandapasha S /O 
Rahimanasa Jahagirdhar , Shankargouda 
S / O Balavantappagouda Patil (214 /1 , 
214 /2 ) 


Private 


0.128587 


Private 


Private 


dry 


0.102395 


|| 11 


214 


Private 


0 . 1238801 


|| 12 


215 


Private 


dry 


0.656972 


Babugouda S /O Bhimanagouda Bagali, 


[ HTT II - 905 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mustak Ahamad S / O Mahiboobasaab 
Bekinalkar , Jainabarukshana W / O 
Amanulla Inamadar (215 /1 ,215 /2 ,215 /3 ) 
Bhimavva D /O Rudragouda Bagali 
(216 / 1 ) 


13 


||216 


Private 


Private 


dry 


0 .692581 


0.692581 
10.087166 


217 


Private 


Private 


dry 


dry 


0 .087166 


Karyanirvahak Abhiyantatararu 
Karnataka Nagar Neeru Sarabharaju 
Mattu Olacharandi Mandali Bijapur Asif 
Hussain H .G (217) 


TOTAL 


4 .0891491 


[F . No. 12037 / 1/2017 -KNT(P -6 )/ 3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

1054. ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2019.02.05 

12 :01:06 + 05 30 


